रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L. -33004/99 


.. 


LA 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


LIBRARY 


भाग [[ --- खण्ड 3 --- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II --- Section 3 - Sub -section ( ii ) 


. 


4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 691 ] 
No. 691 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 18 , 1999 / कार्तिक 27 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18 , 1999 /KARTIKA 27 , 1921 


गृह मंत्रालय 


( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1127( अ ). -.- अनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री वी . एस. भास्कर ( ए. एम . : 85 ) को आन्ध्र प्रदेश राज्य में जनगणना कराने के कार्य 
का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


( Office of the Registrar General, India ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th November, 1999 
S. O . 1127 ( E).. - In cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 ( 37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri V . S. Bhaskar , an officer of the Indian Administrative Service , 
( AM : 85) as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Andhra Pradesh , 
for the 2001 census. 

[ No. 9/ 33/ 99- CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Commissioner . India 


1384 । 99 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1130( अ ). - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री रत्तन लाल बिसोत्रा ( एच. पी. : एस. सी . एस . : 84 ) को हिमाचल प्रदेश राज्य में 
जनगणना कराने के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th November, 1999 
S . O . 1130 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 of 
1948 ), the Central Government hereby appoints Shri Rattan Lal Bisotra, an officer of the Indian Administrative Service , 
( H. P.: S. C .S.: 84 ) as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Himachal 
Pradesh , for the 2001 census, 

[ No. 9 /33 / 99 -CD(CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Commnissioner, India 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1131( अ ). -~- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री एच. शशिधर ( के . टी . के . : एस. सी . एस . : 88 ) को कर्नाटक राज्य में जनगणना कराने 
के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33/ 99 - सी . डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th November, 1999 
S. O . 1131 ( E ).- - In exercisc of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri H . Shashidhar, an officer of thc Indian Adnuinistrative Service , 
( KTK: SCS: 88 ) as the Director of Census Operations, to supervisc the taking of census within the State of Karnataka, 
for the 2001 census . 

[ No . 9/33 /99 -CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Comissioner, India 


THE GAZETIF OF INDIA. 

- - - - -- - - - - - - - - - - -- - ----- --- - - -- - -- ---- 


IN RY 
-- -- - - - - - ---- 


IP.NET [! ~ SE . 3( ii )] 


- -- 


- -- - 


- 


- . . 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 


का . आ . 1128( अ ). - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री एस. के . राकेश ( बी . एच. : 83 ) को बिहार राज्य में जनगणना कराने के कार्य का 
पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , अनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33/ 99 - सी . डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 

___ एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November, 1999 


S. O . 1128 ( E ). - --In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 ( 37 
of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. R . Rakesh , an officer of the Indian Administrative Scrvice, 
(BH : 83 ) as the Director of Census Operations, to supervise thc taking of census within the State of Bihar, for the 2001 
census . 

INo. 9/ 33 / 99 - CD( CEN) ] 
J. K. BANTHIA, Registrar General 

and Census Commissioner , India 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1999 


का . आ . 1129( अ ). - जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री एस. के . गुलाटी ( एच. वाई. : 84 ) को हरियाणा राज्य में जनगणना कराने के कार्य 
का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33/ 99 - सी . डी.( सेन ) ] . 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th November, 1999 
S . O , 1129 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri S . K . Gulati, an officer of the Indian Administrative Service . 
( HY : 85 ) as the Director of Census Operations, to supervisc the taking of census within the State of Haryana, for the 
2001 census. 

No 9/ 33 / 99 - CD( CEN)] 
J. K. BANTHIA, Registrar General 

and Census Commissioner , India 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (ii) || 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1132( अ ). -~- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री मनोरंजन सरण ( ओ. आर. : एस. सी . एस. : 88 ) को उड़ीसा राज्य में जनगणना कराने 
के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th November, 1999 
S. O . 1132( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 ( 37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri Manoranjan Saran , an officer of the Indian Administrative 
Service, (OR : SCS : 88) as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of 
Orissa , for the 2001 census. 

[ No. 9/ 33/99- CD( CEN) ] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Commissioner, India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1133( अ ).---- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री जे. एल. मोदी ( आर. जे. : एस. सी. एस. : 87 ) को राजस्थान राज्य में जनगणना कराने 
के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी . डी .( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th November , 1999 
S. O . 1133( E). - In excrcisc of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri J. L .Modi. an officer of the Indian Administrative Service, (RJ: 
SCS: 87) as the Director of Census Operations. to supervisc the taking of consus within the State of Rajasthan, for the 
2001 census. 

No. 9/ 33/ 99 -CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA, Rcgistrar General 

and Census Commissioner, India 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


- - - - -- - - - - 


भारत का राजपत्र . . ... " 

- - -- - -- -- -- - - --- . - -- - - - - .::--- -- -- - - - - - - - - - - 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1999 
का . आ . 1134( ~ - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री सी . चन्द्रमौली ( टी . एन. : 85 ) को तमिलनाडु राज्य में जनगणना कराने के कार्य का 
पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th November, 1999 
S . O . 1134( E ). --.ln exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of scction 4 of the Census Act , 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri C Chandramouli, an officer of the Indian Administrative 
Service , ( TN : 85) as the Director of Census Operations, to supervise thc taking of census within the State of Tamil 
Nadu, for the 2001 census. 

___ [ No . 9/33/ 99 - CD ( CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Commissioner, India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 
का . आ . 1135( अ ). - जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री विक्रम सेन ( डब्ल्यू. बी . एस. सी. एस. : 87 ) को पश्चिम बंगाल राज्य में जनगणना 
कराने के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33 /99 - सी . डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th November , 1999 
S. O. 1135( E). --In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Census Act , 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri Vikram Sen , an officer of the Indian Administrative Service, 
(WB : SCS : 87) as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of West Bengal, 
for the 2001 census . 

[ No. 9/ 33/ 99- CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA. Registrar General 

and Census Commissioner. India 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1999 


का . आ 1136 ( अ ). - जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री श्याम लाल गोयल ( एम. एच. : 85 ) को संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में जनगणना कराने 

कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 


गणना 


[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी . डी. ( सेन ) ] 


जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th November, 1999 
S. O . 1136 ( E ). In excrcise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the Census Act 1948 ( 37 
of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Shyam Lal Goyal, an officer of the Indian Administrative 
Service , (MH : 85 ) as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Union 
Territory of Chandigarh, for the 2001 census. 

No. 9/ 33/ 99 -CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General 

and Census Comnuissioner, India 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1999 


का . आ . 1137 ( अ ). -- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा की अधिकारी श्रीमती बिमला जिन्दगर ( ए. जी . एम. यू. : 84 ) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 
जनगणना कराने के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 


[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी . ( सेन ) ] 


अयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 

एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 16th November, 1999 
S. O . 1137( E ). --In cxercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Census Act , 1948 ( 37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Smt. Bimla Jijidgar, an officer of the Indian Administrative Service, 
( AGMU : 84 ) as the Director of Census Operations, to supervisc the taking of census within the National Capital 
Territory of Delhi, for the 2001 census. 

INo . 9/33/ 99 -CD( CEN)] 


J. K , BANTHIA, Registrar General 

and Census Commissioner, India 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Rond , Muyapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dollhi- 110054. 


